than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 पौष, 19 3 6 ( श० ) 
संख्या 2 8 राँची, मंगलवार 

20 जनवरी, 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
19 जनवरी , 2015 


संख्या- 1/ पी0- 1025/ 2000 ( खण्ड) का0 - 428-- श्री एस0के0जी0 रहाटे, भा. प्र. से., ( झा : 90), सचिव,ऊर्जा विभाग , 
झारखण्ड, राँची को उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से भा .प्र. से. के अधिसमय से ऊपर प्रधान सचिव कोटि 
( वेतनमान रु0 67000 /-, 3 प्रतिशत दर से वार्षिक वेतनवृद्धि - 79000/-)में प्रोन्नति दी जाती है । 


2. श्री रहाटे द्वारा धारित सचिव , ऊर्जा विभाग, झारखण्ड , राँची के पद को प्रधान सचिव , ऊर्जा 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पद के रूप में उत्क्रमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 8 – 50 । 


